सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 चैत्र , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 296 राँची, मंगलवार , 


2 अप्रैल , 2019 ( ई ०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


आदेश 
19 मार्च, 2019 


आदेश संख्याः-5 / आरोप -1-519/ 2014 का . 2431-- मो ० प्रवेज , झा ० प्र ० से ० ( तृतीय बैच , गृह 
जिला- गुमला), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाण्डु, पलामू को अनुचित आचरण करने संबंधी 
आरोपों हेतु विभागीय आदेश संख्या-169, दिनांक 07.01.2012 द्वारा निलंबित किया गया तथा इनका 
मुख्यालय प्रमण्डलीय आयुक्त कार्यालय , पलामू 

निर्धारित किया गया । 
मामले के समीक्षोपरांत विभागीय आदेश सं०-1071, दिनांक 08.02.2012 द्वारा मो ० 
प्रवेज को आदेश निर्गत की तिथि से निलंबन मुक्त किया गया । 

मो ० प्रवेज के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाण्डु, पलामू के पदस्थापन अवधि में इनके 
विरूद्ध पलामू जिले के पाण्डु थाना में प्राथमिकी सं०-82/11 एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति 
थाना में प्राथमिकी सं०-19/11 दर्ज की गई थी । 


2 . 


3 . 


4 . प्राथमिकी सं०-19/11 को अनुसंधान के क्रम में पुलिस द्वारा असत्य प्रतिवेदित किया 
गया है जबकि प्राथमिकी सं०-82 / 11 से संबंधित जी ० आर ० वाद सं०-1954/ 11 में दिनांक 21.09.2015 
को प्रथम न्यायिक दण्डाधिकारी, पलामू द्वारा पारित न्यायादेश में उन्हें सुलह के आधार पर आरोप 
मुक्त 

किया गया है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार , 2 अप्रैल , 2019 
5 . आयुक्त के सचिव , पलामू प्रमंडल , मेदिनीनगर के पत्रांक -216, दिनांक 23.03.2018 
मो 0 प्रवेज के निलंबन अवधि के विनियमन संबंधी पत्र उपलब्ध कराया गया है । 


द्वारा 


6 . आयुक्त के सचिव, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर से प्राप्त पत्र के समीक्षोपरांत मो ० प्रवेज 
के निलंबन अवधि दिनांक 20.12.2011 से 07.02.2012 तक को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण , 
नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम -11 के अन्तर्गत कर्तव्य पर बिताई गई अवधि के 
रूप में विनियमित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अशोक 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


कुमार खेतान , 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 296 -- 50 


